रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 155 ] 
No. 1551 


नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 11, 2004 /माघ 22 , 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2004 /MAGHA 22, 1925 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 

( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( पूंजी बाजार , विदेशी वाणिज्यिक उधार एवंपेंशन सुधार प्रभाग ) 

: अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004 
का . आ . 185 ( अ ). - भारतीय यूनिट ट्रस्ट [ उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 58 ) ] की धारा 7 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री एम. दामोदरन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( एमटी : 71 ) का केन्द्र 
सरकार के लिए तथा इसकी ओर से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रबंधन कार्य करने के प्रयोजनार्थ 1 फरवरी, 2004 से एक वर्ष की 
अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो , भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक के रूप में सेवा विस्तार करती है । 

[ फा . सं. 7/ 52/2002- ईसीबी एण्ड यूटीआई ] 

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Economic Affairs ) 
(Capital Market, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division ) 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 30thJanuary , 2004 
S . O . 185 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of the Section 7 of the Unit Trust of India 
[ Transfer of Undertaking and Repeal Act, 2002 (58 of 2002 )] the Central Government hereby extends the tenure of Shri M . 
Damodaran , IAS ( 

MT : 71) as the Administrator of the Specified Undertaking of Unit Trust of India , for a period of one year 
with effect from 1 - 2 - 2004 or until further orders , whichever is earlier, for carrying on the management of the specified 
undertaking of the Unit Trust of India for and on behalf of the Central Government. 

[ F. No. 7/52/ 2002- ECB & UTI] 

U. K. SINHA ,Jt. Secy . 


467 GI / 2004 


(I ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEc. 3( i)] 


- 


- 


- 


PM 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जनवरी , 2004 
का . आ . 186( अ ). - भारतीय यूनिट ट्रस्ट [ उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 58 )] की धारा 9 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रबंधन कार्य करने में 
प्रशासक को सलाह देने एवं उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की सलाहकार मंडल में कार्यकाल की अवधि को 1 फरवरी, 2004 
से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है । 

1. संयुक्त सचिव ( पूंजी बाजार एवं विदेशी वाणिज्यिक उधार ), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ( पदनाम द्वारा) । 
2. वित्त मंत्रालय के एक नामिती - बाद में अधिसूचित किया जाएगा । 
3. श्री ए. एन. शानभाग, निवेश सलाहकार, मुंबई । 
4. श्री एम . जी. भिडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान , पुणे । 

पदभार छोड़ने, त्यागपत्र/निष्कासन , वेतन एवं भत्ते आदि से संबंधित शर्ते भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम ( योजनाओं, परिसंपत्तियों , 
निवेश , कार्यकाल, शुल्क , भत्ते एवं सलाहकारों की नियुक्ति की शर्ते तथा विविध उपबंधों का प्रबंधन ) योजना, 2003 के अनुसार होंगी । 

[ फा. सं. 7/ 52 / 2002 - ईसीबी एण्ड यूटीआई ] 

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th January, 2004 
S . O . 186 ( E ).- In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of the Section 9 of the Unit Trust of India 
[ Transfer of Undertaking and Repeal Act, 2002 (58 of 2002) ] the Central Government hereby extends the term of followings 
on the Board of Advisors to advise and assist the Administrator for a period of one year with effect from 1- 2- 2004 or until 
further orders, whichever is earlier, in carrying on the management ofthe specified undertaking of the Unit Trust of India. 

1. Joint Secretary (CM & ECB ), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (by designation ) 
2. Anominee of Ministry of Finance - ~-to be notified later. 
3 . Shri A. N. Shanbhag, Investment Adviser, Mumbai . 
4 . Shri M . G . Bhide, Chairman , National Institute of Bank Management , Pune. 

The termsand conditions regarding their vacation of office , resignation /removal, salary and allowances etc . shall be 
as per the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (Management of schemes , Assets , Investment, term of office , 
fees, allowances and conditions of appointment of Advisers and Miscellaneous Provisions) Scheme, 2003 . 

[ F No. 7/52/2002 - ECB & UTI ] 

U. K. SINHA, Ji . Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


